PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 30 , 1999 ( CHTR 9, 1921 SAKA) 


133 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा, परिमण्डल 


दिनांक 1 सितम्बर, 1998 


संख्या एस ० डी ० N.H. सरकल / IV / करनाल / I.- चूकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट 
भूमि सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् झाझरा नदी पर पुल के निर्माण हेतू के लिए जिला 
पंचाला में नीचे वजित परिक्षेत्र में भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जती है । जिनका इनसे सम्बन्ध है । 


। 


पुर्ववत घरा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में 
लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तया 
उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो, इस अधिसूचना 
के राजपन्न में प्रकाशन से या दो समाचार पत्रों में या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन 
की अवधि के भीतर जिला राजस्य अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क शाखा 
अम्बाला छावनी के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप दायर कर सकता है । 


करनाल के कार्यालय में किया जा 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तिय मण्डल नं . 3 
सकता है । 

विशिष्टियां 


ग 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र का विवरण 


खसरा 
संख्या 


हृदवस्त नं ० 


एकड़ों में 


पंचकूला 


कालका 


रामपुर सूड़ी 


1.08 


360 ता 365--367 


न ० 106 


551 


524 


466 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 

राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल 
लो ०नि ० वि ० , भवन तथा सड़क शाखा 

करनाल । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 


BUILDING AND ROAD BRANCH CIRCLE 


The 1st September , 1998 


No.SE NH Circle/ IV / Karnal/ I. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is 
likelya o be needed by the Government at public expense for a public purpose Consty Bridge Over 
Jhajjar on Ambala Kalka Road NHL Tebsil Kalka District Punchkula , it is hereby notified that the 
land described in the specification below is required for the above purpose . 


134 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 30 , 1999 ( CHTR 9, 1921 SAKA ) 


[ PART 1 


i 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to au 
whom it may conlern , 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is pleased 
10 authorise to the officer for the time being engaged in the undertaking with their servants and work 
man to enter upon and , survey any land in the locality and to do all other acis required or permitted by 
that section , 

Any person intersted in the above land , who has any objection to the acquisition there of may 
within thirty days after tho date on which public notice of the substance of this notification is 
given in the localily, file an objection in writing before the Land Acquisition Colletor, Public Works 
Department, Building and Road Branch , Ambala Cantt . The land plan can per each in the Exceutive 
Engineer Provincial Division No.3 , PWD , B and R , District Karnal 


SPECIFICATION 


District Tehsil 


H.B. No. 


Area in 
Aore 


Khasra No. 


Locality 
Villago 


Remarks 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Punchkula Kalka Rampur Suri 


106 


1.08 


360 to 365-367 

551 


524 


466 


(Sd .) .. 


Superintending Engineers 
National Highway Circle , 
P.W.D B and R Branch , 

Karnal. 


1 


21269 CS (H ) -Govt. Press , U.T., Ohd . 


